रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


WHERE 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART I - Section 3. - Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जून 15, 2010 / ज्येष्ठ 25 , 1932 
NEW DELHI , TUESDAY, JUNE 15, 2010/JYAISTHA 25, 1932 


सं . 1205 ] 
No. 1205 ] 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 जून , 2010 
का. आ . 1429( अ). -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
( 1951 का 43 ) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित 
घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो राज्य सभा में 
रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हुआ है, सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है : 

घोषणा 
राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के 
लिएनिर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उप -नियम 
( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 53 
की उप - धारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं , घोषणा 
करता हूं कि 

श्री नरेन्द्र बुदनिया 
मकान नं. 256 , 

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 
जीवन माता मंदिर के निकट , खड़े किए गए हैं , 
चुरू ( राजस्थान ) 

उस सदन में श्री कृष्ण लाल बाल्मिकी की मृत्यु के कारण हुई 
रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : राजस्थान विधान सभा , 

जयपुर - 302005 
तारीख : 10 जून , 2010 

ह ./ 
रिटर्निंग आफिसर 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th June , 2010 
S. 0 . 1429 (E ). - In pursuance of Section 67 of the 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the 
following declaration containing the name of the candidate 
elected to fill the vacancy in the Council of States is 
published for general information -- 

DECLARATION 
Election to the Council of States by the elected 
members of the Legislative Assembly of Rajasthan. 

In pursuance of the provisions contained in sub 
section (2 ) of Section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with sub -rule ( 1) ofrule ll of the Conduct 
of Elections Rules, 1961, I declare that - 

Shri Narendra Budania , 
House No . 256 , 

Sponsored by Indian 
Near Jeevan Mata Temple , National Congress 
Churu (Rajasthan ) 

has been duly elected to fill the vacancy caused in 
that House by the death of Shri Krishan Lal Balmiki 
Place : Rajasthan Legislative Assembly 

_ Jaipur - 302005 
Date : 10th June, 2010 


Sd/ 


Returning Officer 


[ फा. सं एच - 11024 ( 1 )/ 2010 -वि. 2 ] 

___ एन , के. नम्पूतिरी , अपर सचिव 


__ [ F. No. H-11024 (1)/2010 -Leg . II ] 
N. K . NAMPOOTHIRY , Addl. Secy . 


2316GI/ 2010 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


